निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 655 ) 


20 ज्येष्ठ 1937 ( 2O ) 
पटना, बुधवार , 10 जून 2015 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

13 अप्रील 2015 
सं0 22 / नि०सि० ( मोति0)- 08 - 06 / 2012 / 861 - श्री प्रदीप कुमार वर्मा ( आई0 डी0 - 2148 ), तत्कालीन 
कार्यपालक अभियन्ता ( सम्प्रति सेवानिवृत ), गाडा प्रमंडल, मोतिहारी के विरूद्व वर्ष 2011 - 12 के पदस्थापन अवधि के 
दौरान पूर्वी चम्पारण जिले के सूर्यपुर पंचायत के बंगाली कॉलोनी, महादलित बस्ती एवं उप वितरणी में लगभग इक्कीस 
लाख रूपये का गुणवत्ता विहीन नाला निर्माण के संबंध में विभागीय उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के 
आधार पर श्री वर्मा के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 621 दिनांक 23.05.2013 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप प्रपत्र क 
गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत 
विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

इस बीच श्री वर्मा के दिनांक 31 .07.2013 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध संचालित 
विभागीय कार्यवाही को अधिसूचना संख्या 316 दिनांक 13.03. 2014 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) में 
सम्परिवर्तित किया गया । 

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 3236 दिनांक 09. 12. 2013 द्वारा जॉच प्रतिवेदन 
समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । समीक्षोपरानत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य पर 
सहमति / असहमति के बिन्दुओं पर प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 612 दिनांक 22 .05.2014 द्वारा द्वितीय 
कारण पृच्छा की गई । श्री वर्मा पत्रांक शून्य दिनांक 27. 07. 14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया 
जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । समीक्षोपरानत श्री वर्मा के विरूद्ध न्यून विशिष्टि का कार्य करने , भुगतान 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 जून 2015 
प्राक्कलन के अनुरूप करने तथा सरकारी राशि की क्षति पहुंचाने का आरोप प्रमाणित पाया गया । उक्त प्रमाणित आरोपों 
के लिए श्री वर्मा के विरूद्ध 05 % (पाँच प्रतिशत) पेंशन पर एक वर्ष के लिए कटौती का दंड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार 
के अनुमोदनोपरान्त एवं बिहार लोक सेवा आयोग , पटना से प्राप्त सहमति के आलोक में सरकार द्वारा श्री वर्मा, 
सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को निम्न दंड देने का निर्णय लिया गया 

(1)पेंशन से 05 % (पाँच प्रतिशत) की कटौती एक वर्ष के लिए । 
उक्त निर्णय के आलोक में श्री वर्मा के विरूद्ध निम्न दंड अधिरोपित किया गया है 
(1) पेंशन से 05 % (पाँच प्रतिशत ) की कटौती एक वर्ष के लिए । 
उक्त निर्णय श्री वर्मा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 655 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic . in 


